निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 अग्रहायण 1931 ( NO ) 
( सं0 पटना 595) पटना , वृहस्पतिवार , 26 नवम्बर 2009 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार 

( पशुपालन ) 


- 


- - 


- - - 


- 


अधिसूचना 

20 नवम्बर 2009 
सं0 1 स्था0 (1 ) 204 / 2001 प0पा0 - 4439 — वित्त विभाग के परिपत्र सं0 10770 दिनांक 31 दिसम्बर 1981, 4245 
दिनांक 16 जुलाई 1985 एवं 920 दिनांक 07 मार्च 1990 में निहित अनुदेशों के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की 
दिनांक 30 मार्च2006 बिहार पशुपालन सेवा संवर्ग – वर्ग 2 के 11 निम्नलिखित सेवानिवृत / मृत पदाधिकारी, को 10 ( दस ) 
वर्षों की लगातार सेवा पुरी करने के उपरांत उनको देय प्रथम कालवद्ध प्रोन्नति उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ 5 में 
वर्णित तिथि से औपबंधिक रुप में क्रमशः वेतनमान 1000 - 1820 रुपये (01 अप्रील 1981 से) अपुनरीक्षित एवं 3000 - 4500 
( 01 जनवरी 1986 से ) अपुनरीक्षित वेतनमान में स्वीकृति प्रदान किया जाता है । तद्नुसार सूची में वर्णित पशु चिकित्सकों, जो 
दिनांक 16 अगस्त 1986 से वर्ग - 2 के पदाधिकारी घोषित हैं , द्वारा दिनांक 16 अगस्त 1986 के बाद की तिथि से स्वीकृत 
कालवद्ध प्रोन्नति का आर्थिक लाभ संबंधी वेतन पर्ची उनके द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने अथवा इससे विमुक्ति प्रदान 
किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रुप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि के प्रभाव से ही 
आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए वित्त ( वै0 दा0 नि0 को०) विभाग / महालेखाकार , बिहार द्वारा वेतन पूर्जा निर्गत किया 
जायेगा । मृत्यु / सेवानिवृति की तिथि तक विभागीय परीक्षा अंतिम रुप से उत्तीर्ण नहीं रहने अथवा इससे विमुक्ति प्रदान करने 
की संपुष्टि नहीं होने पर संबंधित पशु चिकित्सक को इस प्रोन्नति का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा और उन्हें दी गयी यह 
प्रोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 नवम्बर 2009 


क्र०सं० 


पदाधिकारी का नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


प्रथम नियुक्ति 
की तिथि 


प्रथम कालवद्ध 
प्रोन्नति की तिथि 


सेवा निवृति की 
तिथि / मृत्य की 


तिथि 


3 


4 


1 डा0 श्रीपति सिंह 


891 


2 


डा0 कृष्ण नन्द प्रसाद सिंह 


1029 


04.12. 1972 04.12. 82 30 .09.02 
12.01.1974 ___ 12.01.84 | 31.05.04 
20 .02.1974 ___ 20 . 02. 84 31. 10 .01 
10. 03 .1975 ____ 10.03. 85 31 .01. 01 


3 डा० कैदार नाथ प्रसाद 


1043 


4 डा0 कल्पनाथ पाण्डेय 


1102 


1157 


06.08. 1975 


06. 08. 85 | 30 . 06 .04 


5 डा0 नित्यानन्द प्रसाद 
6 डा0 गम्भीरा साह, ( मृत ) 


1324 


04. 05. 1977 


04. 05. 87 | 25. 12. 89 को मृत 


7 डा0 गोपाल नारायण शर्मा( मृत ) 1400 


03.04. 1978 


03 .04. 88 / 26 .07 .97 को मृत 


8 डा0 विनोद कुमार सिंह 


1059 


डा0 भगवत प्रसाद मंडल 


1147 


26 .03.1974 
09.08. 1975 
21. 08. 1975 


26 .03. 84 | 31 .07. 04 
___ 09.08. 85 31.07 .04 

21. 08 . 85 | 30. 11 .02 
26. 10.87 31.07. 04 


10 डा0 रामलखन प्रसाद 


1169 


11 | डा0 राम नाथ प्रसाद 


1342 


26. 10. 1977 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश कुमार तिवारी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 595 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


